निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 वैशाख 1942 ( श० ) 
( सं० पटना 231) पटना, मंगलवार , 21 अप्रील 2020 


खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 


अधिसूचना 

19 मार्च 2020 
सं० प्र0 - 3 / विविध नि0 - 52 / 08 - 1415 / खाद्य - बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम , पटना के 
मेमोरेंडम ऑफ एसोसियेशन की धारा - 73 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या - 5112 
दिनांक 31.10.2019 द्वारा गठित निदेशक पर्षद के पुनर्गठन में संशोधन करते हुए निम्नांकित रूप से पुर्नगठित किया 
जाता है: 
क्र०सं० नाम एवं पदनाम 

नियुक्ति के पद 
1 | श्री अरविन्द कुमार चौधरी, भा०प्र०स० सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना 

निदेशक 
श्री एन0 सरवन कुमार, भा0प्र0से0 सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना 

निदेशक 
श्री पंकज कुमार पाल, भा0प्र0से0 सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग , बिहार, 
पटना । 

निदेशक 
श्री पंकज कुमार पाल, भा0प्र0से0 

निदेशक 
प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0, बिहार , पटना 
श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, बि०वि०से0संयुक्त सचिव, वित्त विभाग , बिहार, पटना 

निदेशक 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

चन्द्रशेखर, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 231 -571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


